रजिस्ट्री सं० डी - 2 


REGISTERED No . 0 - 222 


भयपानपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


। प्राधिकार से प्रकाशित 
PULISHED AY AUTHORITY 


सं० 20 ] 
No. 20 ] 


नई दिल्ली , शनिवार, मई 19 1973 ( वैशाख 29, 1895 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 1973 (VAISAKHA 29 , 1895) 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


नोटिस 


( NOTICE) 
नीच लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 2 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं : - - 

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 2nd February 1973 : 
अंक संख्या और तिथि द्वारा जारी किया गया 

विषय 
Issue No , and Date 

Issued by 


. 


. . . 


• 


.. 


Subject 


- - - - 


- - 


. - . . . .. 


. 


- शून्य 
-- Nil 


ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां नियंत्रक प्रकाशन, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग -पन्न भेजने पर भेज दी जाएंगी । 
मांग -पत्र नियंत्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं । 

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil 
Lines , Delhi. Indents should be submitted so as to reach thc Controller within ten days of the date of issuic of these 
Gazcites, 
61GI / 73 

( 491 ) 


492 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 19, 1973 (VAISAKHA 29 , 1895 ) 


[ PART [ - SEC . 1 


- 


d 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


491 


1809 


155 


761 


भाग II - - खंड - --उपखंड ( ii ) -- (रक्षा मंत्रा 

लय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों 
और (संध- राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि 
के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए 

मादेश और अधिसूचनाएं . . 
भाग II - 3 4-- - रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि . 

सूचित विधिक नियम और आदेश 
भाग III --- खंड 1 -~- महालेखा परीक्षक , संघ लोक 

सेवा आयोग, रेल प्रशासन , उच्च न्यायालयों 
और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 
भाग III - - खंड 2 - एकस्व कार्यालय , कलकत्ता 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 
भाग III -- खंड 3-- - मुख्य आयुक्तों द्वारा या 

उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 
भाग III - खंड ---- विधिक निकायों द्वारा जारी 

की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधि . 
सूचनाएं , आदेश, विज्ञापन और नोटिस 

शामिल हैं 
भाग IV - - गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर 

सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तया नोटिसें . 
पूरक संख्या 20 -- - 


771 . 


49 


भाग 1 --- 1 - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
म्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , 
विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से 

सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
भाग खंड 2 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I - - - - रमा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनियमों , मादेशों 

और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I - -- खंड - - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग II --- पंड 1 - - अधिनियम , अध्यादेश और 
विनियम . 

. . 
भाग II -- 2 -~-विधेयक और विधेयकों संबंधी 

प्रवर समितियों की रिपोर्ट . . 
भाग II -- खंड --- उपखंड (i ) - - ( रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रा . 
लयों और ( संघ - राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी 
किए गए विधि के अन्तर्गत बमाए और 
जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें 
साधारण प्रकार के आदेश , उप-नियम 
श्रादि सम्मिलित है ) 


213 


555 


21 


1545 


93 


की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट 

615 
21 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह 

के दौरान भारत में 30, 000 तथा उससे 

__ अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी 
979 बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े . 

625 
CONTENTS 
PAGB PART II ..... SECTION 3. - - SUB. - SEC . ( i ) Statutory PAGE 

Orders And Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) and 

by the Central Authorities ( other than tho 
491 

Administrations of Union Territories ) . . 
PART II - SECTION 4 . - Statutory Rules and Orders 

notified by the Ministry of Defonce . . 155 
PART III - SECTION 1 , - - Notifications issued by the 

Auditor General, Union Public Service 
Commission , Railway Administration , High 
Courts and the Attached and Subordinate 
Offices of the Government of India 

771 
PART III - SECTION 2 . - - Notifications and Notices 

____ issued by the Patent Offices . Calcutta . . 
49 PART III . SECTION 3 . - Notifications issued by or 

under the authority of Chief Commis 

sioners 

PART III - SECTION 4 . - - Miscellaneous Notifications 
555 

including Notifications , Orders, Advertise 
ments and Notices issued by Statutory 
Bodies 

1545 
PART IV - Advertisements and Notices by Private 

Individuals and Private Bodies 
SUPPLEMENT Nc . 20 
Weekly Epidemiological Roports for week ending 
12th May, 1973 

615 
Births and Deaths from Priacipal diseases in 

towns with a population of 30 ,000 and 

over in India during week ending 
979 

21st April, 1973 


761 


PART I ... - SECTION 1 . - - Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of tho 
Government of India ( other than tho 
Ministry of Defence ) and by the Supremo 

Court 
PART I - SECTION 2. - Notifications regarding Ap 

pointments , Promotions. Leave etc . of 
Government Officers issued by the Minis 
tries of the Government of India (other 
than the Ministry of Defenco ) and by the 

Supreme Court . . 
PART I - SECTION 3 . - Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministry of 

Defence 
PART I - SECTION 4 .. - Notifications regarding Ap 

pointments , Promotions, Leave otc . of 

Officers issued by the Ministry of Defence. 
PART II _ SECTION 1. -- Acts, Ordinances and Regu 
lations 

. . 
PART II - SECTION 2 ... - Bills and Reports of Select 

Committees on Bills 
PART II. - - SECTION 3. - - SUB.SEC. ( i ) - General Sta 

tutory Rules (including orders . bye - 1ews 
etc . of general character ) issued by the 
Ministries of the Government of India 
( other than the Ministry of Defence ) and 
by Central Authorities (Other than the 
Administrations of Union Territorice 


213 


93 


625 


PART I SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 19 , 1973 (VAISAKHA 29, 1895 ) 


493 


भाग I - - खण 1 

PART I - SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों तथा 

आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
(Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court ) 


राष्ट्रपति सचिवालय 

नई दिल्ली , दिनांक 10 मई 1973 
सं० 30-प्रेज०/ 73 - - राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि 
शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 
अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री नरेन्द्र बलवन्त फांसे , 
सहायक कमांडेंट , 
23वीं बटालियन , 

सीमा सुरक्षा दल : 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

3 दिसम्बर, 1971 को सीमा सुरक्षा दल रावी नदी के पार 
भारतीय क्षेत्र बरियास में भांनियां की चौकियों के पतन के बाद 
नदी के पूर्व में सुरक्षित मोर्चे पर हट आया । 4 दिसम्बर, 1971 
को सीमा बाह्य चौकियों भानियां और माझी -मेयां को पुनः वापस 
लेने का निश्चय किया गया । श्री नरेन्द्र बलवन्त झासे ने, जो बटालियन 
मुख्यालय में क्वार्टर मास्टर थे, इन चौकियों की वापसी के 
लिए आक्रमण का नेतुत्व करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत 
किया । श्री फांसे ने तुरन्त दो बार सर्वेक्षण किया । उसके बाद 
श्री फांसे ने अंधेरे में रावी नदी को तैरकर नदी के पश्चिमी तट पर 
जाने के पश्चात् गहरे जल प्रवाह में अपनी प्लाटून का मार्गदर्शन 
करने और फिर सीमा बाह्य चौकी की ओर बढ़ने का निश्चय किया । 
जब वे मार्ग दर्शक स्काउटों के साथ जा रहे थे । तो शन्नु ने तेजी के 
साथ तथा भारी मात्रा में गोलाबारी करनी शुरू कर दी । श्री फांसे 
अपने जवानों को नदी के पट पर मोर्चा सम्भालने का आदेश देकर 
शत्रु की गोलियों की परवाह न करते हुए स्वयं सीमा बाह्य चौकी की 
ओर बढ़े । सीमा बाह्य चौकी पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गोली 
बारी सीमा बाह्य चौकी के उत्तर की ओर से लगभग 200 गज 
की दूरी से हो रही है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि 
सीमा बाह्य चौकी में कोई शत्रु तो नहीं है , वे स्वयं एक बंकर से दूसरे 
बंकर तक रैग कर गये । उसने बाद उन्होंने शत्रु की एम० एम०जी० 
को सीमा बाह्य चौकी की ओर गोलाबारी करवाने के उद्देश्य से 
लाल प्रकाश वाली गोली चलाई ताकि उनकी प्लाटून आगे बढ़ सके 
शत्रु ने फौरन अपनी गोलाबारी सीमा बाह्य चौकी पर शुरू कर दी । 
घे अकेले ही चौकी में रहे और उन्होंने प्लाटून को सीमा बाह्य 
चौकी तक लाने के लिए एक हैड कांस्टेबल को भेजा । शन्नु 
सीमा बाह्य चौकी पर रात भर गोली चलाता रहा किन्तु श्री फांसे 
भारी गोलाबारी की परवाह न करते हुए वहीं सटे रहे । अपने 


जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए वे एक बंकर से दूसरे बकर 
पर जाते रहे । प्रात : बहुत सवेरे सीमा बाह्य चौकी पर एक हजार 
पौंड के बमों से भी आक्रमण किया गया जिस के परिणामस्वरूप 
सीमा बाह्य चौकी के एक भाग को भारी क्षति हुई किन्तु श्री 
फासे दृढ़ता से चौकी पर डटे रहे और इसी कार्यवाही के कारण 
बाद में सीमा बाह्य चौकी माझी- मेवां पर भी कब्जा किया जा 
सका । 

श्री नरेन्द्र बलवन्त फांसे ने सीमा बाह्य चौकी भानियां पर 
पुनः कम्जा करने में अनुकरणीय साहस तथा दढ़ निश्चय का परिचय 
दिया । 

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा 
पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया 
जा रहा है । 

सं० 3 1-प्रेज-/ 73 - - राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते हैं : 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री मनमोहन लाल भल्ला , 
सहायक कमांडेंट , 
41वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा दल 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

श्री मनमोहन लाल भल्ला जम्मू व काश्मीर में बुगीना पहाड़ी 
पर रिंग कन्टूर की शन्नु चौकी पर धावा करने के लिए छापामार 
दल का नेतृत्व कर रहे थे । 14 दिसम्बर, 1971 को प्रातः 4 बजे 
दल सीमा बाह्य चौकी से रवाना हुआ और 11 बचकर 30 मिनट 
पर रिंग कन्टर की सीमा पर पहुंचा और शन्नु के मोर्चे को घेरना शुरू 
किया । जब वे 60 गज की दूरी पर थे तो शन्नु के एक सन्तरी ने 
दल को देख लिया और अपनी टुकड़ी को सतर्फ कर दिया । छापा 
मार दल ने गोली चलाई और निकट से सभी मोर्चों को कारगर रूप से 
लड़ाई में उलझाये रखा । श्री भल्ला ने शत्रु से लगभग 60 गज की 
दूरी पर बैठकर शन्न दल पर 4 , 2 इंच मोर्टार गोलाबारी का 
निर्देशन किया । इस गोलाबारी के परिणामस्वरूप शन के 
तीन बंकर नष्ट हो गये और 6 व्यक्ति मारे गये । 

इस मुठभेड़ में श्री मनमोहन लाल भल्ला ने धैर्य तथा 
कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 

2 . यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है । 


494 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 19 , 1973 ( VAISAKHA 29 , 1895 ) 


PART I -~~-SEC . 1 


सं० 32-प्रेज्ञ / 73 -- - राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित 
अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा 
अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते है : - -- 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री त्रिलोक सिंह चीमा , 
सहायक कमांडेन्ट , 
103वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा दल । 

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक 
नियमावली के नियम 4 ( i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया 
जा रहा है । 

सं० 33 - प्रज --- राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं ... 

अधिकारी का नाम तथा पव 
श्री रवि दत्त शर्मा 
सहायक कमांडेन्ट , 
103 री बटालियन , 
सीमा सुरक्षा दल । 

. यह पदक पुलिस पदक के नियम 4 ( i) के अन्तर्गत वीरता 
के लिए दिया जा रहा है । 

अशोक मित्र , 
राष्ट्रपति के सचिव 


दिनांक अप्रैल 1973 
सं० 4 ( 1)/ 7 3-ई० पी० जैर -- केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
श्री वाई० टी० शाह के स्थान पर श्री आर० तिरमलाई, अपर सचिव , 
गाणिज्य मंत्रालय को सान्ताक्रुज एक्सपोर्ट प्रोसिसिंग जोन अथारिटी 

स्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, वाणिज्य 

य की अधिसूचना सं0 4 ( 1 ) /73-ई० पी० जैड दिनांक 15 
फरवरी, 1973 में और आगे निम्नलिखित संणोधन करती है , 
अर्थात् :- - 
__ उपर्युक्त अधिसूचना में क्रमांक ( viii ) के सामने की प्रविष्टि 
के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्: --- 
" ( viii ) श्री पार० तिरमलाई , 

अपर सचिव , 
वाणिज्य मंत्रालय । 

एन० एस० वैद्यानाथन् , उप सचिव 


वित मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 25 अप्रैल 1973 
सं० एफ० 8 ( 15 ) -एन० एम० / 72 - - भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) के 19 जनवरी , 1973 के संकल्प 
संख्या एफ० 8 ( 15 )- एन० एस० / 72 के अनुसार पुनर्गठित राष्ट्रीय 
केन्द्रीय बचत सलाहकार बोर्ड में स्वर्गीय लेफ्टिनेन्ट कर्नल बी० 
पार• मोहन के स्थान पर स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर के श्री 
राजाराम जयपुरिया को सदस्य नियुक्त किया गया है । 

___ ए० बी० श्रीनिवासन, अवर सचिव 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( इस्पात विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 12 मई 1973 

सार्वजनिक सूचना 
विषय : मिश्र तथा विशेष इस्पात की मदों को भारतीय 

मानक संस्थान की विशिष्ठियों के समानुरूप 

बनाना । 
सं० एस०सी० ( 1 ) - 29 ( 1 )/ 71 - - इस मंत्रालय की 
दिनांक 18 सितम्बर , 1972 की सार्वजनिक सूचना संख्या 
एस०सी० ( 1 )- 29 ( 1 )/ 71 जो दिनांक 30- 9- 72 के 
भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड- 1 में प्रकाशित हुई थी , का 
आंशिक संशोधन करते हुए अनुलग्नक - क के कालम ( 1 ) में 
" भारतीय मानक इस्पात शीर्षक के नीचे क्रम संख्या 13, 
14, 16 से 23 तथा 25- 28 के सामने निम्नलिखित जोड़ दिया 
जाए : ---- 

भारतीय मानक : 4368- 1967 
2. टिप्पणी संख्या 1 के नीचे निम्नलिखित मानक भी जोड़ 
दिये जाएं : -- - 

भारतीय मानक : 4368-- 1967 - - सामान्य इंजीनिय 
रिंग प्रयोजनों में गढ़ाई के काम के लिए मिश्र इस्पात 

के बिलेट , ब्लूम तथा स्लेव । 
3. अनुलग्नक क के क्रम संख्या 20 तथा 23 के कालम 3 
के सामने की प्रविष्टियां हटा दी जायं । 

टी० घोष, 
लोहा और इस्पात नियंत्रक 


वाणिज्य मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक अप्रैल 1973 
सं० 4 ( 1 ) / 73 3-ई० पी० जैड : - - केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा श्री बाई० टी० शाह के स्थान पर श्री पार० तिर मलाई , 
अपर सचिव , बाणिज्य मंत्रालय को सान्ताक्रूज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग 
जोन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार , 
विदेश ब्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० 16 ( 2 )/ 73-टी० ए० 
पी० दिनांक 20 जनवरी, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती 
है अर्थात् : - - 

उपर्युक्त अधिसूचना में क्रमांक 1 के सामने की प्रविष्टि के लिए 
निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : -- 

“ 1 . श्री आर० तिरमलाई , 

अपर सचिव , 
बाणिज्य मन्त्रालय । " 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( परिवार नियोजन विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 25 अप्रैल 1973 

संकल्प 
सं० 2- 58/ 72-नीति - - भारत सरकार ने निर्णय किया है कि 
कुछ क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की धीमी प्रगति के कारणों 
का पता लगाने और इसे अावश्यक गति देने के मार्गोपाय सुझाने 


PART I - - SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA, MAY 19, 1973 ( VAISAKHA 29, 1895 ) 495 
के लिये स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय परिवार नियोजन सुनिश्चित करेगी कि बाजार के वर्तमान रुख के अनुसार दुग्ध उत्पा 
विभाग के दिनांक 30 अगस्त , 1972 के संकल्प संख्या 2-58/ 72 दकों को दूध का उचित मूल्य दिया जाये तथा उपरोक्त आदेश की 
नीति के अन्तर्गत गठित समिति अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार __ घोषणा के फलस्वरूप कृत्रिम परिस्थितियों द्वारा मूल्य पर कोई 
नियोजन मंत्रालय ( परिवार नियोजन विभाग ) को अधिक से अधिक प्रभाव न पड़े । 
31 मार्च, 1973 के स्थान पर 31 मई, 1973 तक प्रस्तुत करदे । 

3. उत्पादकों को अदा किये जाने वाले मूल्य के सम्बन्ध में 
__ दीनानाथ चौधरी , निदेशक समिति का निर्णय दिल्ली दुग्ध योजना को मान्य होगा । 

4 . समिति का मुख्यालय मेरठ में होगा । समिति समय 
कृषि मंत्रालय 

समय पर अध्यक्ष द्वारा निर्णय की गई तिथियों पर अपनी बैठक 
( कृषि विभाग ) 

करेगी । उपरोक्त नियंत्रण आदेश की समाप्त होने की तिथि से 

यह समिति विघटित समझी जायेगी । 
( भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ) 

___ आवेश 
नई दिल्ली , दिनांक 30 अप्रैल 1973 

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति निम्नलिखित को 
सं० 30 ( 1 ) / 72 समन्वय अनुभाग - I भा० कृ० अ० परिषद् - -- भेजी जाये : ---- 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 34 ( vi ) 

__ 1 . मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश सरकार , लखनऊ । 
के उपबन्धों के अधीन श्री बी० सी० कपूर , अपर सचिव , भारत 
सरकार, कृषि मंत्रालय ( कृषि विभाग ), नई दिल्ली को 22 मार्च, 

2. सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सहकारिता , ( ख ) विभाग , 
1973 से तीन वर्ष की अवधि या कृषि मंत्रालय ( कृषि विभाग ) 

लखनऊ । 
द्वारा उनका उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने तक , इनमें जो भी 

3. प्रायुक्त , मेरठ प्रभाग , मेरठ । 
पहले हो , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की शासी निकाय का 

4. उप सचिव ( पशु -पालन ) , कृषि मंत्रालय ( कृषि विभाग ) 
सदस्य मनोनीत किया गया है । 

कृषि भवन , नई दिल्ली । 
म० ल० राय , उप सचिव 

5 . अध्यक्ष , दिल्ली दुग्ध योजना , नई दिल्ली । 
6 . पशु-पालन निदेशक , उत्तर प्रदेश , लखनऊ । 
7. निदेशक , दुग्ध शाला विकास, सहकारी समितियां उत्तर 

प्रदेश , लखनऊ । 
नई दिल्ली , दिनांक 5 मई 1973 

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जान 

कारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया 
सं० 6- 1 / 73-पं० वि० - 1 - - दिल्ली , मेरठ तथा बुलन्दशहर जाये । 
दूध तथा दुग्ध -उत्पाद नियंत्रण प्रादेश , 1973 को घोषणा के 

त्रिवेणी प्रसाद सिंह , सचिव 
फलस्वरूप , भारत सरकार ने आदेश की अवधि , अर्थात 7 मई, 
1973 से 15 - 7 - 73 तक के लिए निम्नलिखित सदस्यों की 
एक मूल्य निर्धारण समिति का गठन करने का निर्णय किया 

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
( 1 ) प्रायुक्त , मेरठ प्रभाग , मेरठ 

अध्यक्ष 

नई दिल्ली , दिनांक 30 अप्रैल 1973 
( 2 ) अध्यक्ष , दिल्ली दुग्ध योजना , 

विषय - - राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् 
नई दिल्ली । 

सं० एफ० 1- 2/ 72- आर० एच० यू०- 1 -- उपर्युक्त विषय 
( 3 ) उप सचिव ( पशु-पालन ) , 

सदस्य पर इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 1 - 2/ 72- आर० एच० 
कृषि मंत्रालय ( कृषि विभाग ) , 

यू० - 1, दिनांक 13 मार्च 1973 के प्रसंग में एतद्द्वारा यह अधि 
नई दिल्ली । 

सूचित किया जाता है कि श्री बालमुकंद सिंह के स्थान पर जो अधि 
( 4 ) पशु-पालन निदेशक , 

सूचना के क्रमांक 9 पर है , श्री नंदजी सिंह, निदेशक , ग्रामीण संस्थान , 

सदस्य 
उत्तर प्रदेश , लखनऊ । 

बिरौली (जिला दरभंगा ) बिहार , राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा 
( 5 ) निदेशक , दुग्ध शाला विकास , 

परिषद् के सदस्य होंगे । 
सहकारी समितियां, 

पार० एस० चितकारा, निदेशक ( यू० ) 
उत्तर प्रदेश । 

सचिव 
2. मूल्य निर्धारण समिति उपरोक्त नियंत्रण आदेश के 

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय 
परिचालन के दौरान , दिल्ली दुग्ध योजना, द्वारा मेरठ तथा बुलन्द 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अप्रैल 1973 
शहर जिलों के दुग्ध उत्पादकों को दिये जाने वाले दूध के मूल्य का सं० ई० एल०-दो -22 ( 1 ) / 73 -- इस मंत्रालय की अधि 
निर्धारण करेगी । ममिति मूल्य के निर्धारण में इस बात को सूचना संख्या ई० एल०- दो- 22( 1 )/ 69, दिनांक 25 फरवरी , 


संकल्प 


सदस्य 


सदस्य 


. .in 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - . 


- : 


- . - . 


- 


- - 


- 


496 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 19, 1973 (VAISAKHA 29, 1895 ) 


[ PART 1 - SEC. 1 


1972 को प्रतिष्ठित करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को 
एसद्वारा भारत के राजपत्र, भाग - एक खण्ड- एक के पृष्ठ 716 
पर प्रकाशित भूतपूर्व निर्माण , खान और बिजली मंत्रालय के संकल्प 
संख्या ई० एल० - दो - 151 ( 7 ) , दिनांक 30 मई, 1959 की शर्तों 
के अनुसार गठित विद्युत् एवं दूर-संचार लाइनों के समन्वय के 
लिए केंद्रीय स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती 


14. अधीक्षक अभियंता , 

( प्रणाली प्रचालन ) , 
भाखड़ा प्रबंध बोर्ड , 
चंडीगढ़ 

( उत्तरी क्षेत्र के प्रतिनिधि ) 
15. अधीक्षक अभियंता ( तकनीकी ) , 

उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड , 

भुवनेश्वर ( पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधि ) 
16. मुख्य अभियंता , 

असम राज्य बिजली बोर्ड , 
शिलांग ( उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधि ) 

एम० रामनाथन् उप-निदेशक 

(विद्युत् ) 


1. सवस्य ( जल -विद्युत ) , 

केन्द्रीय जल और विद्युत् प्रायोग (विद्युत् स्कंध ) , 

नई दिल्ली । 
2. निदेशक ( पारेषण ) , 

केन्द्रीय जल और विद्युत् प्रायोग (विद्युत् स्कंध ) , 

नई दिल्ली । 
3. उप-निदेशक (विद्युत् दूर संचार समन्वय ) , 


नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1973 


संकल्प 


सं० 21/ 9/ 71 -वि० का . ( उ ) - - इस मंत्रालय के संकल्प 
संख्या 22/ 7/ 66 वि० का०-एक , दिनांक 10- 12-68 तथा संकल्प 
सं० 21/ 9 / 71-वि० का० - ( उ ), दिनांक 12- 1- 72द्वारा संशोधित 
संकल्प संख्या वि० का०- तीन - 26 ( 4 )/ 58, दिनांक 19-12- 1958 
के प्रांशिक संशोधन में राजस्थान नहर बोर्ड का पुनर्गठन करने का 
निश्चय किया गया है, इसमें अब ये समिलित होंगे : -- 


नई दिल्ली । 
4 . उप -निदशक (विद्युत् ) , 
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय , 

नई दिल्ली । 
5 . अतिरिक्त मुख्य अभियंता , 

डाक -तार विभाग , 

जबलपुर । 
6 . निदेशक , तार, टी० एण्ड डी० सर्कल , 

डाक-तार विभाग, जबलपुर । 
7. निदेशक ( एम० एल० ) , 

डाक -तार बोर्ड, 

नई दिल्ली । 
8. मंडल इंजीनियर ( तार ), 

अतिरिक्त मुख्य अभियंता का कार्यालय , 
डाक -तार विभाग , 

जबलपुर । 
9. सलाहकार ( बेतार ), 

भारत सरकार , 
संचार विभाग , 

नई दिल्ली । 
10. उप -निदेशक ( दूर -संचार ) , 

रेल मंत्रालय , 

नई दिल्ली । 
11. उप -निदेशक (विधुत् इंजीनियरी ) , 

रेल मंत्रालय , 

नई दिल्ली । 
12. मुख्य अभियंता , 

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड , 

जबलपुर । ( पश्चिमी क्षेत्र के प्रतिनिधि ) 
13. मुख्य अभियंता , 

मैसुर राज्य बिजली बोर्ड , 
बंगलौर 

( दक्षिणो क्षेत्र के प्रतिनिधि ) 


1. अध्यक्ष , राजस्थान नहर बोर्ड 
2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ( अथवा बैठक विशेष 
___ में भाग लेने के लिए उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अधिकारी ) 
3. संयुक्त सचिव , केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ( अथवा 

बैठक विशेष में भाग लेने के लिए उनके द्वारा प्रतिनियुक्त 

कोई अधिकारी ) 
4 . संयुक्त सचिव, केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ( अथवा बैठक विशेष में 

भाग लेने के लिए उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अधिकारी ) 
5. सदस्य , आयोजन और प्रगति , केन्द्रीय जल और विद्युत् 

आयोग 
6 . राजस्थान सरकार के सचिव, वित्त विभाग 
7. क्षेत्र विकास आयुक्त , राजस्थान नहर परियोजना 
8. मुख्य अभियंता , राजस्थान नहर परियोजना 
9. अतिरिक्त मुख्य अभियंता , राजस्थान नहर परियोजन 

शौर 
10. उपनिवेशन ग्रायुक्त , राजस्थान सरकार । 

आवेश 
आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प , सूचना के लिए सम्बद्ध 
राज्य सरकारों , वित्त , गृह , और कृषि मंत्रालयों और योजना आयोग 
को भेज दिया जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र 
में प्रकाशित कर दिया जाए तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध 
किया जाए कि वे इसे राज्य के राजपत्रों में प्राम सूचना के लिए 
प्रकाशित कर दें । 

बी० एस० बंसल , 

संयुक्त सचिव 


PART I— Sec , 11 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 19 , 1973 (VAISAKHA 29 , 1895 ) 


497 


No. 32 - Pres. / 73 . - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
of the Border Security Force : - 

Name and rank of the officer 
Shri Tarlok Singh Checma , 
Assistant Commandant, 
103rd Battalion 

Border Security Force . 
2 . This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the 
rules governing the award of the Police Medal. 

No 33- Pres . 173 _ The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Border Security Force : 

Name and rank of the officer 
Shri Ravi Datt Sharma 
Assistant Commandant, 
103rd Battalion . 
Border Security Force . 
2 . This award is made for gallantry under rulc 4li ) of the 
rules governing the award of the Polico Medal . 

4 . MITRA, Secy, to the President 


PRESIDENT S SECRETARJAT 

New Delhi, the 10th May 1973 
Nu, 30 - Pres. /73. — The President is pleased to award tho 
President s Police and Fire Services Medal for gallantry to 
the undermentioned officer of the Border Security Force 

Name and rank of the officer 
Shri Narendra Balwant Phanse , 
Assistant Commandant, 
23rd Baltalion , 

Border Security Force , 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded 

On the 3rd December , 1971. Border Security Force lost 
its posts at Bhanian in an Indian enclave Barias across rlver 
Ravi and withdrew to a defensive position east of the River , 
On the 4th December, 1971, it was decided to re - capture the 
Border Out Posts Bhanlan and Majhi-Mowan , Shri 
Narendra Balwant Phansc , who was the Quartor Master at 
the Battalion Headquarters , volunteered to lead the attack 
for the re- capture of these posts . Shri Phanse took two 
quick reccoes . Thereafter Shri Phanse decided to wade 
through the river Ravl in darkness and after getting on to the 
Westem Bank of the River , led his Platoon through a deop 
water channel and then move towards the BOP. When he 
Was with the leading scouts, the enemy opened fire with 
great intensity and volume. While Shri Phanse ordered his 
men to take up position on the bank of the water channel ho 
moved to the BOP in disregard of the enemy fire , On tcach 
ing the BOP he observed that the fire was coming from a 
distance of about 200 yards from the North of the BOP . 
He crawled from bunker to bunker in order to satisfy him 
self that there was no enemy in the BOP . Thereafter he 
fred a red very light in order to draw the enemy s HMG 
fire on the BOP to enable his platoon to advance . The 
enemy then switched on their fire on the BOP . While he 
held on the post single - handed he sent a Head Constable 
to get the Platoon to the BOP. The encniy kept on shelling 
tho BOP throughout the night but Shri Phanse stuck on in 
disregard to heavy firo . He also moved from bunker to bunker 
in order to boost the morale of his men . In the early 
hours of the morning the BOP was also raided with one 
thousand pound bombs as a result of which a portion of the 
BOP sank causing serious set back but Shri Phanse held on 
to the post firmly and it was because of this action that the 
BOP Majhi-Mewan was captured later on , 

Shri Narendra Balwant Phanse exhibited exemplary cour 
age and determination in the recapture of Border Out-post 
Bhanian . 

2 . This award is made for gallantry under rulo 4 ( i) of the 
rules governing the award of the President s Police and Fire 
Services Medal. 


about 200 yato bunker in OOP . Thereafterug 


MINISTRY OF FINANCE 
(Dopartinent of Economic Affairs) 

New Delhi, the 26th April 1973 
No. 7 .8 ( 15 ) -NS / 72 . Shri Rajaram Jaipuria of Swadeshi 
Cotton Mills , Kanpur (Uttar Pradesh ) is appointed member 
of the National Savings Contral Advisory Board as reconsti 
luted in tho Government of India , Ministry of Finance (De 
partment of Economic Afairs ) Resolution No. F . 8 ( 15 ) -NS / 
72 dated the 19th January , 1973 vice late Lt. Col. V . R . 
Mohan . 

A . V . SRINIVASAN , Under Secy. 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 3rd May 1973 
No . 4 ( 1 ) / 73 -EPZ , _ The Central Government hereby ap 
points Shri R . Tirumalai, Additional Secretary , Ministry of 
Commerce , as President of the Santa Cruz Export Processing 
Zone Board vice Shri Y . T . Shah and makes the following 
amendment in the Government of India , Ministry of Foreign 
Trade Notification No. 16 ( 2 ) / 73 - TALP dated the 20th Janu 
ary , 1973 namely : 

In the said notification for the entry against serial number 
1, the following entry shall be substituted , namely : 
" 1. Shri R . Tirumalai, 

Additional Secretary , 

Ministry of Commerce ." 
No . 4 ( 1 ) / 73EPZ . - The Central Government hereby ap 
points Shri R . Tirumalai, Additional Secrctary , Ministry of 
Commerce , as a member of tho Santa Cruz Export Process 
ing Zone Authority vice Shri Y . T . Shah and makes the fol 
lowing further amendment in the Goveriment of India , Minis 
try of Commerce Notification No . 4 ( 1 ) / 73 - EPZ dated the 
15th February , 1973 , namely : - - 

In the said notification for the entry against serial number 
( viji ) , the following entry shall be substituted , namely : 
" ( vlji) Shri R . Tirumalai, 

Additional Secretary , 
Ministry of Commerce ." 

N . S. VAIDYANATHAN , Dy. Secy . 


No 31 - Pres. /73, - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Border Security Force : 

Name and rank of the officer 
Shri Manmohan Lal Bhalla , 
Assistant Commandant , 
41st Battalion , 

Border Security Force . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded 

Shri Manmohan Lal Bhalla was commanding a raiding 
party to carry out raid on enemy post at Ring Contour on 
Bugina feature in Jammu and Kasbmir , The party left the 
border outpost at 0400 hours on tho 14th December 1971, 
and reached the vicinity of the Ringh Contour by 11 . 30 hours 
and started closing in on the enemy position , When they were 
within 60 yards, one of the enemy sentries located the party 
and alerted the picket. The raid party opened fire and en 
gaged all positions effectively from a close range. Shri Bhalla 
sitting at a distance of about 60 yards from an enemy 
picket directed 4 . 2 inch mortar fire on the enemy picket . As 
a result of this fire three enemy hunkers were destroyed and 
six men were killed . 

In this encounter . Shri Manmohan Lal Bhalla displayed 
cool courage and devotion to duty . 

2 . This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of the Police Medal. 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

(Department of Stoel) 
New Delhi, the 12th May 1973 

PUBLIC NOTICE 
Subject : -- Rationalisation of Alloy and special steel Items 

Conforming to IST Specifications . 
No. SC ( 1 ) - 29 ( 1 ) / 71 . - - In partial modification of this Minis 
try s Plıblic Notice No . SC ( I ) - 29 ( 1 ) / 71 dated the 18th Sep 
tember 1972 published in the Gazette of India , Part 1 , Section 


498 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 19 , 1973 (VAISAKHA 29, 1895 ) 


[PART 1 - Sic . I 


I dated 30 - 9 -72 the following additions may be made in column 
( 1 ) of the Annexure - A under the head “ Iridian Standard Steels " 
against scrial Nos . 13, 14 , 16 to 23, and 25 - 28 . 

IS ; 4368 - 1967 
2 . Under Note 1 , the following Indian Standard may also 
be added : 
IS : 4368 - 1967 — Alloy Steel billets , blooms and slabs for for 

ging for general engineering purposes . 
3 . The cntries against columns 3 of serial numbers 20 and 
23 of Annexul e - A may be deleted . 

T , GHOSH Iron and Steel Controller 


INT 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(Department of Family Planalng ) 
New Delhi, the 25th April 1973 

RESOLUTION 
NO. 2 - 58 / 72 - P / y . — The Government of India have decided 
that the Committcc appointed under the Ministry of Health 
and Family Planning ( Department of Family Planning ) Reso 
Jution No . 2 - 58 / 72 - Ply dated the 30th August , 1972 to study 
the factors responsible for the slow progress of the Family 
Planning Programme in certain areas and to suggest ways and 
mcans to give it necessary impetus may submit its report 10 
the Ministry of Health and Family Planning ( Department of 
Family Planning ) latest by the 31st May , 1973 instead of 
31st March , 1973 . 

ORDER 
ORDERED that the resolution be published in the Gazette of 
India for general information , 

D . N . CHAUDHRI, Director 


milk producers will be paid a fair price for milk in line with 
the prevailing market trend and that the price will not be 
affected by the artificial conditions resulting from the pro 
mulgation of the Order referred to above . 

3 . The decision of the Committee as regards the price payable 
to the produccrs shall be binding on the Delhi Milk Scheme . 

4 . The headquarters of the Committee will be at Meerut. 
The Committee Day mect periodically on such dates as may 
be decided by the Chairman . The Committee will stand dis 
solved on the date of the expiry of the Control Order men 
tioned above . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicate 
to : 

( 1 ) Chief Secretary , Govt . of U . P ., Lucknow . 
(2 ) Secretary to Govt . of U . P . Cooperative ( B ) Deptt. 

Lucknown ( U . P . ) . 
( 3 ) Commissioner, Meerut. Division , Meerut. 
( 4 ) Dy . Secretary ( Animal Husbandry ) Union Ministry 

of Agriculture (Deptt . of Agriculture ) Krishi Bhavan , 

New Delhi. 
( 5 ) Chairman , Delhi Milk Scheme, New Delhi, 
(6 ) Director of Animal Husbandry , U . P ., LUCKNOW . 
( 7 ) Director, Dairy Development Cooperative Societies, 

Uttar Pradesh , I.UCKNOW . 
ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette 
of India for general information . 

T . P . SINGH , Secy . 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture) 

(I.C .A .R .) 
New Delhi, the 30th April 1973 
No . 30 ( 1 ) / 72 - CDN 1 / ICAR . - Under the provisions of Rulo 
34 ( vi) of thc Rules of the Indian Council of Agricultural 
Rescarch , Shri B , C , Kapur, Additional Secretary to the Gov 
ernment of India , Ministry of Agriculture (Department of 
Agriculture ) , New Delhi has been nominated as a member 
of the Governing Body of the Indian Council of Agricultural 
Research for a period of 3 years with cffect from the 22nd 
March , 1973 or till such time as his successor is nominated 
thercon , by the Ministry of Agriculture (Department of 
Agriculture ) . whichever is carlier . 

M . L . RAY , Dy. Secy . 


MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE 

(Departinent of Education ) 

New Delhi, the 30th April 1973 
SUJECT : National Council for Rural Higher Education 

No. F . 1 - 2 / 72 RHU - 1 . - In continuation of this Ministry Noti 
Gication No, F . 1 - 2 / 72 RHU - I , cated March 13 . 1973 , On the 
Subject mentioned above , it is hereby notified that Shri 
Nandji Singh , Director , Rural Institute , Birouli (Distt. Dar 
bhanga ) Bihar, will be the member of the National Council 
for Rural Higher Education in place of Shri Balmukand 
Singh appearing at S . No. 9 of the notification , 

R . S . CHITKARA , Director ( U ) 


New Delhi, the 5th May 1973 

RESOLUTION 
No. ( 6 - 1 / 73 - LDI- A . - Consequent on the promulgation ol 
the Delhi, Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Products 
Control Order , 1973 , the Government of India have decided 
to constitute a Price Fixation Committee for the duration of 
the order 1. c . from 7th May , 1973 to 15th July . 1973 with the 
following memberships : 

Chairman 
( 1) Commissioner, Meerut Division , Meerut. 

Members 
( 2 ) Chairman . Delhi Milk Scheme, New Delhi . 
( 3 ) Dy . Secretary ( Animal Husbandry ) Ministry of Agri 

culture (Department of Agriculture ) , New Delhi . 
(4 ) Director of Animal Husbandry , U . P ., Lucknow . 

Member- Secretary 
( 5 ) Director , Dairy Development Co-operative Societies , 

Uttar Pradesh . 
2 . The Price Fixation Committec shall determine the price 
of the milk to be paid by the Delhi Milk Scheme to the milk 
producers of the districts of Meerut and Bulandshahr during 
the operation of the Control Order mentioned above . In de 
termining the price , the Committee will try to ensure that the 


MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 

New Delhi, the 1911 April 1973 
M .) , EL , / / -22 ( 1 ) / 73. 0 super session of this Ministry s 
notification No. EL . I1 - 22 ( 1 ) / 69, dated the 25th February , 
1972 the Central Government hereby appoint the following 
Its Members of the Central Standing Committecs for Co 
ordination of Power and Tele - communication lines set up 
i n terms of the late Ministry of Works, Mines & Power Reşo 
lution No. El 11- 151( 7 ) , Walcd the 30th Muy , 1949, publish 
cd at pave 716 of the Gazette of India , Part I Section 1 : - - 

1 . Member ( Hydro Electric ) 

CW & PC ( PW ) , New Delhi. 
2 . Director ( Transmission ) 

CW & PC (PW ) , New Delhi. 
3 . Deputy Director 

( PLCC ) CW & PC (PW ) , New Delhi, 
4 . Deputy Director ( Power ) 

Ministry of Irrigation & Power , 

New Delhi, 
5 . Additional Chief Engineer , 

Posts and Telegraphs Deptt. , Jabalpur . 
6 . Director of Telegraphs, T & D Circle . 

Posts and Telegraphs Deptt ., Jabalpur . 
7 . Director ( M . L . ) 

Posts and Telegraphs Deptı., Jabalpur. 
8 . Divisional Engineer ( Telegraphs ), 

Office of the Additional Chief Enginçer, 
Posts and Telegraphs Deptt., Jabalpur , 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 19 , 1973 (VAISAKHA 29 , 1895 ) 


PART I Sec . 1 ] 


499 


. .ILI 


9 , Wirelesg Adviser to the Govt. of India , 

Dopartmçnt of Communications, New Delhi. 
10 . Deputy Director ( Tele - communications ) , 

Ministry of Railways, New Delhi, 
11, Deputy Director ( Electrical Engineering ) . 

Ministry of Railways, New Delhi, 
12 . Chief Engineer, 
Madhya Pradesh Electricity Board , Jabalpur . 

( To represent the Western Region ) 
13. Chlef Engineer , 
Mysore State Electricity Board, Bangalore, 

( To represent the Southern Region ) 
14 . Superintendent Engineer , 

( System Operation ) , 
Bhakra Management Board , Chandigarh . 

( To represent the Northern Region ) 
15 . Superintendent Engineer ( Technical ) 
Orissa State Electricity Board , Bbuvaneswar . 

( To ropresent the Eastern Region ) 
16 . Chief Engineer , 
Assam State Electricity Board . Shillong , 

( To represent the North - Eastern Region ) 
M . RAMANATHAN , Dy. Director ( Power ) 


decided to reconstituto the Rajasthan Canal Board , which 
will henceforth consist of : 
Rajasthan Canal Board : 

1. Chairman , Rajasthan Canal Board ; 
2 . Joint Secretary , Union Ministry of Finance ( or an 

oficer deputed by him to attend any particular mect 

ing ) ; 
3 . Joint Secretary . Union Ministry of Irrigation and 

Power ( or an officer deputed by him to attend any 

particular meeting ) : 
4 . Joint Secretary , Union Ministry of Agriculture ( or an 

officer deputed by him to attend any particular meet 

ing ) ; 
5 . Member, Planning and Progress Central Water and 

Power Commission : 
6 . Secretary to the Government of Rajasthan , Finance 

Department; 
7 , Area Development Commissioner, Rajasthan Caval 

Project ; 
8 . Chief Enginçer, Rajasthan Canal Project ; 
9 . Additional Chief Engineer, Rajasthan Canal Project; 

and 
10 . Colonisation Commissioner , Government of Rajasthan , 

ORDER 
Ordered that this Resolution bc communicated for infor 
mation to the State Governments concerned and to the Minis 
tries of Finance , Home Affairs and Agriculture and the Plan 
ning Commission , 

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette 
of India and that the State Governments concerned bc re 
quested to publish it in the State Gozette for general informa 
tion , 


New Delhi , the 30th April 1973 

RESOLUTION 
No. 21/ 9 / 71 -DW ( N ) . - In partial modification of this 
Ministry s Resolution No. DW . III- 26 ( 4 ) / 38 dated the 19th 
December , 1958 as amended vide Resolution No . 22 / 7 /66 
DWI dated the 10th Decombor . 1968 and Rosolution No. 
21 / 9 / 71 -DW ( N ) dated the 12th January , 1972 , it has been 


B , S . BANSAL , Jt . Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRĘSS , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973 


1 SECRETARIA 


रजिस्ट्री स . डी . m 


RESISTERED NOD 222 


ASTERED wa sam 
भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


म्यागपत 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PVALISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार, मई 26, 1973 ( ज्येष्ठ 5, 1893 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , MAY 26 , 1973 ( JYAISTHA 5, 1895 ) 


सं० 21] 
No . 21 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this part in order that it may be Alled as a separate compllation ) 


मोटिस 

(NOTICE) 
नीच लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 2 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :-- - 
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 2nd February 1973 :-- 
संख्या और तिथि द्वारा जारी किया गया 

विषय 
Issue No, and Date Igsued by 

Subject 
- . . . - . . - . . - - 


अंक 


- मन्य 
- - Nil 


ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां नियंत्रक प्रकाशन , सिविल लाइन्स , दिल्ली के नाम मांग -पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । 
मांग -पत्र नियंत्रक के पास इन राजपत्रों के आरी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं । 

Copies of the Gazelles Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications , Civil 
Lines , Delhi, Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these 
Cazeites . 
7IGI/ 73 

( 501 ) 


